रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004 /99 


REGD . No . D. L.-33004/99 


. 


. . 


. 


CM 


भारतको राजपत्र 


सत्यपेयजयत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II - Section 3 _ Sub- section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2000 / कार्तिक 11,, 1922 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 2 , 2000 /KARTIKA 11, 1922 


- 


1 


सं . 701 ] 
No. 701 ] 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 2000 
मा . आ. 97 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन निकाली गई और आरी भारत के राजपत्र भाग 2 , 
खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 7 नवम्बर , 1998 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्यांक का0 आO 2186 , तारीख 27 अक्तूबर, 1998 द्वारा उस अधिसूचना से 
उपाबद् अनुसूची में, विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप - 105. 534 हेक्टेयर 
( लगभग ) या 260. 78 एकड़ ( लगभग ) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की 
सूचना दी थी ; 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में 
कोयला अभिप्राप्य है; 


अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भूमि का अर्जन . करने के अपने 
आशय की सूचना देती है : 
( क ) 

इससे संलग्न अनुसूची " क " में वर्णित 61. 428 हेक्टेयर ( लगभग ) या . 
151 . 78 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमिः . . 


( ख ) 


इससे संलग्न अनुसूची " व " में वर्णित 42.178 हेक्टेयर ( लगभग ) या 
104.22 एकड़. ( लगभग ) माप की भूमि में खनिज प्राप्त करने, उन पर 
कार्य करने और ले जाने के लिए खनन , वेधन, खुदाई और पता - ने .. 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(ii)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


MAD 


- 


टिप्पण 1: 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० 
एसईसीएल / बीएसपी / जीप्रम ( पीएलजी )/ लैड/ 242 तारीख 1 अगस्त, 2000 
का निरीक्षण कलक्टर शहडोल ( म . प्र . ) के कार्यालय में या कोयला 
नियंत्रक, i, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता 700001 के कार्यालय में या 
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 ( राजस्व अनुभाग ), सीपत रोड, बिलासपुर 
495006 ( म . प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


टिप्पण 2: 


उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: 


अर्जन के प्रति आक्षेपः 


18 
. 


(1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन 
अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर 
सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का 
अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकता है । 


स्पष्टीकरण : - इस धारा के अन्तर्गत यह आक्षेप नही समझा जाएगा कि कोई व्यक्ति 
किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और यह कि 
ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में 
किया जाएगा और सक्षम प्रधिकारी, आक्षेपकर्ता को स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के द्वारा 
सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् और ऐसी और 
जांच, यदि कोई हो , करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे वह या तो धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के 
संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकडों या उक्त भूमि में या 
उस पर के अधिकारों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट, आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके . 
द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख सहित उक्त सरकार के विनिश्चय के लिए देगा । 
( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा 
जाएगा , जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि इस अधिनियम के अधीन 
भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार अर्जित किए जाते । " 


टिप्पण 3: 


केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 
700001 , को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 , 
खंड- 3 उपखंड ( II ), तारीख 4 अप्रैल, 1987 के पृष्ठ 1397 से 1400 पर 
प्रकाशित अधिसूचना का0आ0 905 , तारीख 20 मार्च,1987 दाग सक्षम 
प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । 


[ भाग - - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची " क " 
बकही परियोजना 

सोहागपुर क्षेत्र 
जिला - शहडोल ( मध्य प्रदेश ) 


सभी अधिकार : 


- -- -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


क्रम 
संख्यांक 


ग्राम का नाम पटवारी हल्का तहसील जिला क्षेत्र हेक्टेयर में 

संख्या 


टिप्पण 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 


बकही 


47 


अनूपपुर 


शहडोल 61.428 


भाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग 


61. 428 हेक्टेयर ( लगभग ) या 151. 78 एकड़ ( लगभग ) 


- 


- 


- - - - 


- -. .. - - - 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- 


1 . ग्राम बकही ( भाग ) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 


- - - - - - - - - - - - - - - 


1560, 1561, 1563 , 1564, 1565, 1566 , ( भाग ), 1568 , 1574 ( भाग ), 1575 से 1594, 
1621 से 1631 , 1632 ( भाग ), 1641 ( भाग ), 1662 से 1711 , 1590 / 1724 , 


सीमा वर्णन : 


रेखा ग्राम बकही में बिन्दु " क " से आरंभ होती है और प्लाट संख्या 1663 की उत्तरी 
सीमा के साथ प्लाट संख्या 1664, 1665 की पश्चिमी सीमा , प्लाट संख्या 1601 में से 
होते हुए प्लाट संख्या 1641 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ गुजरती है और उसके बाद 
प्लाट संख्या 1632 में से होते हुए प्लाट संख्या 1632, 1621, 1623, 1589, 1592 , 
1593, 1594 की पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या 1574 में से होते हुए प्लाट संख्या 1568 
की पश्चिमी सीमा से होती हुई बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ख - ग 


रेखा प्लाट संख्या 1568, 1574 की उत्तरी सीमा के साथ प्लाट संख्या 1566 में से होते 
हुए और फिर प्लाट संख्या 1564 की उत्तरी सीमा से होते हुए बिन्दु "ग" पर मिलती है 


ग - घ - 3 . 


रेखा प्लाट संख्या 1564, 1563 की पूर्वी सीमा के साथ होते हुए प्लाट संख्या 1561, 
1560 , 1585 की उत्तरी सीमा और प्लाट संख्या 1585 की पूर्वी सीमा से होते हुए 
बिन्यु " ड. " पर मिलती है । 


उ . - च - क 


रेखा प्लाट संख्या 1585, 1701, 1702 , 1703, 1704, 1705, 1711 की दक्षिणी 
सीमा से होकर प्लाट संख्या 1710 , 1679 की पूर्वी सीमा , प्लाट संख्या 1879 की 
दक्षिणी सीमा , प्लाट संख्या 1679 की पश्चिमी सीमा , प्लाट संख्या 1663 , 1662 , 
1663 की यक्षिणी सीमा, ग्राम बकही के प्लाट संख्या 1663 की पश्चिमी सीमा से होती 
१६. : " . . .. . . . . . : - . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


अनुसूची " स " 
बकही परियोजना 

सोहागपुर क्षेत्र 
जिला - शहडोल , मध्य प्रदेश 


समन अधिकार : 


. 


. 


CS 


300 ग्राम का नाम पटवारी तहसील जिला क्षेत्र . टिप्पण 
हल्का सं0 

हेक्टर में 
। बकही 

47 . अनूपपुर शहडोल . 42• 178 भाग 
- योग 42 .178 हेक्टर लगभग या 104 एकड़ लगभग . . 

-- - - - - - - -- - - - ---- - - -- - - ----- -- - - -- - 
| ग्राम बकही भाग में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 

|| 79 से 1181 ,| 184 से । । 87 ,1190 ,1191 भाग 8, 1192 भाग , 1193 

भाग 8 .1894 , 1195 भाग , 1199भाग , 1201 भागढ़ , 1202 से 
1207 ,1208 भाग 8 , 1209 भाग , 1210 भाग , 1295 भाग , 
1296 भाग , 1197 भाग , 1298 , 1299 भाग है,. 1300 भाग , 
1302 भाग . 1303 भाग , 1305 भाग , 1308 भाग ,1321 भाग , 
-1322,1444 {भाग , 1445 से 1467 , 1468. भाग ,1469 , 1470 , .. . 

1471 भाग , 1473 भाग , 1474 से 1537 , 1566 भाग , 
1567 , 1569 से 1573 , 1574 भाग , 1595 से 1620 , 1632 भाग है, 
1633 रे. 1637, 1639 , 1640; 1641 (भाग , 1445 /1722, 1530/ 1723 , 
1605 / 1730 

; 
सीमा वर्णन 

रेखा ग्राम बकही में बिन्दु " क " से आरंभ होती है और वर्णित सभी अधिकार क्षेत्र सीमा के साथ - साथ जाती 

है, और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख- ग 

रेखा वर्णित सभी अधिकार क्षेत्र सीमा के साथ- साथ जाती है और बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग - गा । ... रेखा प्लाट संख्या 1535 , 1536 , 1537, 1528 , 1526 , 1525, 1524, 1178 , 1181 , 1184, 1187 , 1190 , 

1191 की पूर्वी सीमा से होती हुई बिन्दु " गा " पर मिलती है । 
ग 1 - ग 2. 2, र रेखा प्लाट संख्या 1191, 1192 , 1193 , 1195 , 1199, 1201, 1209, 1208 , 1210 , 
.. :. . . . . 1296, 1295, -1297, 1299, 1300, 1302, 1303, 1305, 1308, 1321, 1473, 

1471, 1468, 1444, में से होते हुए जाती है और बिन्दु "ग 2 " पर मिलती है । 


[ 491 11 — 209 3 (ii)] ! 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


712 - 5 


to tale 1444, 1445,.1570, 1571, 1730, 1637, 1610 , 1636, 1635, 
1634 , 1633 , 1644 ofzune 14 pre - fire sta pe site fra FATE HIGH 
1641 faut HH sta ga popecit t she surface fame " " a fiat 


[ 91. H . 43015 /11/ 98 - 678432fory] 

सी. डी. आढ़ा, अपर सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd November, 2000 


$. 0 . 973 ( E ). - Whereas by, the notification of the Government of India in the Ministry of 
Coal, number S. O . 2186 dated the 27th October, 1998 , issued under sub -section (1) of Section 
4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 ( 20 of 1957)(hereinafter 
referred to as the said Act) and published in Part- II , Section 3 , sub - section (ü ) of the Gazette of : 
India dated the 7th November, 1998 , the Central Government gave notice of its intention to . 
prospect for coal in 105 . 534 hectares (approximately ) or 260 . 78 acres, (approximately ) in the 
lands in the locality specified in the schedule annexed to that notification ; 


And , whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the 
said lands; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 7 of the 
said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the following 
lands: 


(a ) 


The landsmeasuring 61.428 hectares (approximately ) or 151. 78 acres (approximately ) 
described in Schedule A appended hereto ; 


(b ) 


The right to mine, quorry , bore, dig and search for, win , work and carry away minerals in 

the lands measuring 42. 178 hectares(approximately ) or 104 .22 acres (approximately) 
! described in the Schedule B appended hereto ; 


Note - 1 - The plan bearing No: SECL /BSP /GM (Pig ) Land /242 dated the Isth August, 2000 of the 
area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Shahdol 
(Madhya Pradesh ) or in the Office of the Coal Controller , 1 , Council House Street, Calcutta 700 
001 or in the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section ), Scepat Road , 
Bilaspur- 495 006 (Madhya Pradesh ). 


Note:2- Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provides 
as follows: 


Qbiection to Acquisition , 


“ 8 ( 1) Any person interested in any land inrespect of which a notification under section 7 
has been issued may, within thirty days of the issue of the notification , object to the acquisition of 
the whole or any part of the land or of any rights in or over such land . 


3002 GI/ 2000 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II 


SEC . 3 (i ) 


I 


. 


Explanation - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to 
say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal 
and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other 
person 


Every objection under sub -section ( 1) shall be made to the competent authority in 
writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being 
heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections 
and after making such further inquiry , if any , as he thinks necessary , either makes a 
report in respect of the land which has been notified under sub - section ( 1) of section 7 or 
of rights in or over such land , or make different reports in respect of different parcels of 
such land or of rights in or over such land , to the Central Government, containing his 
recommendation on the objections together with the record of the proceedings held by 
him , for the decision of that Government. 


(3 ) 


For the purpose of this section , a person shall be deemed to be interested in land who 
would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over 
such land were acquired under this Act." 


Note: 3 The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta 700 001 has been appointed by 
the Central Government, as the competent authority under section 3 of the said Act, vide 
notification under S . O 905 , dated the 20 " March , 1987, published in Part- II , Section - 3 , sub 
section ( ii) of the gazette of India , dated the 4th April , 1987 at pages 1397 to 1400 . 


Schedule – A 


Bakhi Project 

Sohagpur Area 
District - Shahdol (Madhya Pradesh ) 


2 


All rights 


Serial 
Number 


Name of Patwari | Tahsil District Area in Remarks 
Village Halka 

hectares 
Number 
Bakhi 

47 Anuppur Shahdol 61.428 Part 
Total: 61. 428 Hectares ( Approximately ) OR 151. 78 Acres (Approximately ) 


Plot Numbers to be acquired in Village Bakhi (Part ) : 


1560 , 1561, 1563, 1564 , 1565, 1566 ( Part ), 1568, 1574 (Part), 1575 to 1594 , 1621 to 1631, 
1632 (Part), 1641 (Part), 1662 to 1711, 1590 / 1724 . 


[ II – Tus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


m 


. 


BOUNDARY DESCRIPTION . 


A -B 


Linc start from point A in village Bakhi and passes along the northern boundary of plot 
numbers 1663, western boundary of plot numbers 1664 , 1665 , through plot number 
1641, western boundary of plot numbers 1641, then through plot numebr 1632 
Western boundary of plot numbers 1632 , 1621 , 1623, 1389 , 1592 , 1593 , 1394 
through plot numbers 1574 , western boundary of plot number 1568 and meet 
at point B . 


B - C 


Line passes along northern boundary of plotnumbers 1568, 1574 , through plot number 
1566 , then northern boundary of plot number 1564 and meet at point " C . 


C - D - E Line passes along the eastern boundary of plot numbers 1564 , 1563, Northern boundary 

of plot numbers 1561, 1560 , 1585 and Eastern boundary of plot number 1585 and meet at 
point E . 


E -F -A Line passes along the Southern boundary of plot numbers 1585 , 1701,1702, 1703 , 1704 , 

1705, 1711, Eastern boundary of plot numbers, 1710 , 1679 Southern boundary of plot 
number 1679 , Westem boundary of plot number 1679 , Southern boundary of plot 
numbers 1663 , 1662, 1663 , Western boundary of plot number 1663 of village Bakhi and 
meet at the statring point A . 


Schedule - B 
Bakhi Project 

Sphagpur Area 

District.- Shahdol ( Madhya Pradesh ) 
Mining rights 
Serial Name of Patwari 

Tahsil District Area in Remark 
Number Village Halka 

Hectares 
Number 
| Bakhil 47 

Anuppur 
Anuppur 

Shahdol 
Shahdol 

/ 

42 178 

42 . 178 lPart 
TOTAL : 42.178 Hectares (Approximately) OR 104 .22 Acres (Approximately) 


Plot oumbers to be acquried in Village Rakhi (Part) : 
1179 to 1181, 1184 to 1187 , 1190 , 1191 (Part ), 1192 ( Part), 1193 ( Part ), 1194 , 1195 (Part), 
1199(Part ), 1201(Part ), 1202 to 1207 , 1208( Part ), 1209 (Part ), 1210 (Part ), 1295 (Part ), 
1296 (Part), 1297 (Part ), 1298 , 1299 (Part ), 1300 (Part), 1302 (Part), 1303 ( Part), 1305 (Part), 
1308 (Part), 1321(Part), 1322 , 1444 ( Part), 1445 to 1467, 1468 ( Part), 1469, 1470 , 
1471 ( Part ), 1473 ( Part ), 1474 to 1537, 1566 ( Part ), 1567, 1569 to 1573 , 1574 ( Part), 1595 to 
1620 , 1632 (Part ), 1633 to 1637, 1639 , 1640 , 1641(Part), 1445/ 1722, 1530 / 1723, 
1605 /1730 . 


BOUNDARY DESCRIPTION . 


A -B 


Line start from point A in village Bakhi and passos as described in all right area 
boundary and meets at point B . 


B -C 


Line passes along as described in all rights area boundary and moets at point C . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - Sec . 3 (ü ) 


M 


T 


. .. 


IOLETI 


C -CI Line passes along the eastern boundary of plot numbers 1535, 1536 , 1537, 1528 , 1526, 

1525, ,1524 , 1179 , 1181 , 1184 , 1187, 1190 , 1191, andmeets at point Cl 


C1- C2 Line passes through plot numbers 1191 , 1192 , 1193, 1195, 1199, 1201,1209 , 1208, 1210 , 

1296 , 1295, 1297, 1299, 1300 ,1302 , 1303, 1305, 1308, 1321, 1473 ; 1471, 1468 , 
1444 , and meets at point ‘ C , 


C2- A 


Line passes along the western boundary of plot numbers 1444 ,1446 , 1570 ,1571, 
" 1730 , 1637, 1610 , 1636 , 1635 , 1634, 1633 , 1641, then southern boundary of plot 

number 1641, and meet at the starting point A . 


. 


" 


[F.No. 43013 /11/98 -PRIW ] 

C .D . ARHA , Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publicatione, Delhi-110054 . 


